निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 522 ) 


8 वैशाख 1937 ( श० ) 
पटना, मंगलवार, 28 अप्रील 2015 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 

21 अप्रील 2015 
सं0 840 / वि0 - 5 - 130 / 2013 - 2388 — राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या - 59 
दिनांक 01.04. 2015 द्वारा अधिसूचित बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन , सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) (संशोधन ) 
नियमावली , 2015 के नियम 8( 2) के प्रावधानों के आलोक में संविदा पर पूर्व में नियोजित न्यायमित्रों को निम्नलिखित 
बंधेज / शर्तों के अधीन संबंधित ग्राम कचहरी में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है 

(1 ) न्यायमित्र उसी ग्राम कचहरी में कार्य कर सकेंगे, जिस ग्राम कचहरी के लिए पूर्व में संविदा पर उनका 
नियोजन किया गया था । 

(2 ) संविदा पर पूर्व में नियोजित न्यायमित्र संबंधित ग्राम कचहरी में बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, 
सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) ( संशोधन ) नियमावली, 2015 के अधिसूचित होने के अधिकतम दो माह के अन्दर किसी कार्य दिवस 
को अपना लिखित योगदान ग्राम कचहरी के सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप - सरपंच को दो प्रतियों में समर्पित 
करेंगे । ग्राम कचहरी सचिव उक्त योगदान की एक प्रति पर ग्राम कचहरी की मुहर तथा तिथि एवं समय तुरंत अंकित 
कर उसे अभिलेख के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखेंगे एवं दूसरी प्रति पर भी ग्राम कचहरी की मुहर तथा तिथि एवं 
समय अंकित कर संबंधित न्यायमित्र को वापस कर देंगे । न्यायमित्र द्वारा ग्राम कचहरी में अपना योगदान देने की सूचना 
तिथि एवं समय सहित संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल दण्डाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी 
को यथाशीघ्र व्यक्तिगत रूप से या निबंधित डाक द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी । 

(3 ) प्रत्येक न्यायमित्र द्वारा योगदान देने के समय निम्नलिखित घोषणा ( अंडरटेकिंग) ग्राम कचहरी को समर्पित 
की जाएगी 

( क ) अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण - पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निष्ठापूर्वक घोषणा 
करता / करती हूँ कि प्रस्तुत प्रमाण - पत्र सही हैं । 

( ख ) मैं न्यायमित्र के रूप में ग्राम कचहरी को समय - समय पर दिए गए अपने विचारों / मंतव्यों / सुझावों की 
गोपनीयता बनाए रखूगा / रखूगी तथा कोई ऐसी सूचना किसी भी रूप में किसी पक्ष को नहीं दूंगा / दूँगी, जो ग्राम 
कचहरी के हित में नहीं हो अथवा जिसे देना किसी कानून / नियम / सक्षम प्राधिकार के अनुदेश के विपरीत हो । 

( ग ) मैं निष्ठापूर्वक बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) नियमावली, 2007 में विहित 
प्रावधानों का पालन करूँगा / करूँगी तथा मेरे द्वारा इनका उल्लंघन संविदा पर नियोजन की शर्तों का उल्लंघन माना 
जाएगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 अप्रील 2015 
( घ ) संविदा पर न्यायमित्र के रूप में नियोजन को आधार बनाकर अपनी सेवा नियमित करने का कोई दावा 
नहीं करूँगा / करूँगी । 

( 4 ) प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों एवं 
पूर्व में उस ग्राम कचहरी में न्यायमित्र के रूप में कार्य करने संबंधी साक्ष्यों की यथाआवश्यक जाँच करा लेंगे । प्रमाण पत्र 
या साक्ष्य गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी । 

(5 ) पूर्वाहन में योगदान देने पर न्यायमित्र की नियत फीस की गणना उस तिथि से की जाएगी, जिस तिथि 
को ग्राम कचहरी में उनका योगदान ग्राम कचहरी द्वारा स्वीकृत किया गया है । अपराह्न में योगदान देने पर नियत 
फीस की गणना योगदान स्वीकृति की तिथि के अगले दिन से की जाएगी । पूर्व संविदा के आधार पर ग्राम कचहरी में 
नियोजन समाप्त होने की तिथि से ग्राम कचहरी में पुन: योगदान देने के एक दिन पूर्व तक की अवधि के लिए कोई 
नियत फीस न्यायमित्र को अनुमान्य नहीं होगी । 

(6 ) इस तरह योगदान करने वाले न्यायमित्र का नियोजन संबंधित ग्राम कचहरी में तबतक बना रहेगा जबतक 
कि बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) नियमावली, 2007 के नियम 8 (3) एवं नियम 11 के 
प्रावधानों के अधीन उसकी सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है या जबतक वर्तमान ग्राम कचहरी की कार्यावधि समाप्त 
होने के पश्चात् नवगठित ग्राम कचहरी के लिए नए सिरे से न्यायमित्रों का नियोजन नहीं हो जाता है , परन्तु राज्य 
सरकार चाहे , तो अधिसूचना प्रकाशित कर ऐसे नियोजित न्यायमित्रों की सेवा का विस्तार कर सकती है । 

(7 ) अगर न्यायमित्र द्वारा संबंधित ग्राम कचहरी में योगदान देने के बिन्दु पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो 
इसकी शिकायत योगदान की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी के समक्ष दायर की 
जा सकेगी । प्राप्त शिकायत पर निर्णय लेने की शक्ति अनुमंडल दण्डाधिकारी की होगी । संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी 
अधिकतम 30(तीस ) दिनों के अन्दर शिकायतों पर निर्णय दे देंगे । 

(8) अनुमंडल दण्डाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील ऐसे निर्णय के पारित किये जाने के 30( तीस ) दिनों के 
अन्दर संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी , जिसकी सुनवाई जिलाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत 
पदाधिकारी, जो अपर जिला दण्डाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी होंगे , द्वारा की जायेगी । सुनवाई के पश्चात् निर्णय 
पारित किया जायेगा । 

( 9) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो महीने के अन्दर संबंधित ग्राम कचहरी में योगदान नहीं करने वाले 
न्यायमित्र का उक्त ग्राम कचहरी में नियोजन का कोई दावा ग्राम कचहरी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

(10) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) नियमावली, 2007 में प्रावधानित अन्य शर्ते 
लागू रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

( ह0 ) अस्पष्ट, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 522-571+ 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


